IMIRANI 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


24 वैशाख , 1940 ( श० ) 


संख्या- 501 


राँची, सोमवार 


14 मई , 2018 (ई० ) 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग । 


अधिसूचना 
11 मई , 2018 


संख्या- 16 / थाना -02 / 2018-2601 -- संथाल परगना प्रमण्डल अंतर्गत देवघर जिला में पूर्व से 
कार्यरत मधुपुर पुलिस अनुमण्डल के कार्यक्षेत्र की विशालता के कारण अपराध नियंत्रण, विधि -व्यवस्था 
के संधारण एवं कार्यों के निष्पादन में हो रही परेशानियों के मद्देनजर तथा गुमला जिलान्तर्गत 
कामडारा थाना के पश्चिम-दक्षिण सीमान्त एवं दुर्गम क्षेत्र में उग्रवादी/ अपराधी संगठनों के गतिविधियों 
पर नियंत्रण हेतु उक्त जिलों के लिए नये पुलिस अनुमण्डल तथा थाना का सृजन निम्न प्रकार किया 


जाता हैः 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) शुक्रवार , 11 मई , 2018 


1. नया पुलिस अनुमण्डल : 
क्र० जिला | प्रशा० ईकाई । मुख्यालय । प्रस्तावित कार्य क्षेत्र । वर्तमान नियंत्री कार्यालय 
| 1. देवघर सारठ पुलिस सारठ थाना-सारठ, चितरा सभी थाने सम्प्रति मधुपुर 
अनुमण्डल 

एवं पालाजोरी पुलिस अनुमण्डल के अंतर्गत 

कार्यरत । 


नया थाना: 


क्र० थाना एवं ओ०पी० का वर्तमान थाना 

नाम /श्रेणी 
कुरकुरा थाना ( गुमला कामडारा 
जिला) " ग्रामीण थाना 


कुलबुरू 


प्रस्तावित थाना का कार्यक्षेत्र 
पंचायत का नाम गाँव का नाम 

| खिजरी, कुलबुरू, गुरजनडीह, 

कुरकुरा, ईचागुटू एवं बेतरकेरा । 
रामपुर 

टाटी, जामडीह, रामपुर , 
खम्भुवा , पाण्डुलोया एवं 
लोयकेल । 


नक्सल ए० " 


2. उक्त पुलिस अनुमण्डल एवं थाना के गठन हेतु आवश्यक पदों का सृजन एवं वाहनों के क्रय 
संबंधी प्रस्ताव पर प्रशासी पदवर्ग समिति का अनुमोदन कालांतर में प्राप्त किया जाएगा | 
3. यह अधिसूचना निर्गत तिथि से लागू होगा | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


तदाशा मिश्र, 
सरकार के विशेष सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 501 - - 50 


